निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 75) पटना, बुधवार,1931जनवरी 2010 


( सं0 पटना 75 ) 


7 माघ 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 27 जनवरी 2010 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

____ 31 दिसम्बर 2009 
सं0 प्र - 1 - रा०स्था - 02 / 2009 - 21 - राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर ग्रिड 
कारपोरेशन ऑफ इंडिया (लि0), एन०एच०पी०सी० (लि0) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कराये जा रहे ग्रामीण 
विद्युतीकरण कार्य तथा निर्मित विद्युत उपकेन्द्रों के तकनीकी मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम 
2003 की धारा - 162 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में पदस्थापित स्नातक योग्यता 
धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को विद्युत निरीक्षक नियुक्त करते हुए दिनांक 1 जनवरी 2010 से 
30 जून 2010 तक के लिए उन्हें विद्युत निरीक्षक की शक्ति प्रदान की जाती है । 

2. विद्युत निरीक्षण के लिए लेवी आँफ फीस के तहत आवश्यक राशि ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षक के 
पदनाम के मद संख्या -मुख्य शीर्ष - 0043 बिजली पर कर और शुल्क लघु शीर्ष - 102 भारतीय बिजली नियमों के 
अन्तर्गत विद्युत बोर्ड जमा करेगा । जमा करने का प्रमाण पत्र विद्युत निरीक्षक , बिहार, पटना को भेज देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 75-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


